------ 


REGD. No.G-3/ DL ( N)-04/0009/ 2003--05 


रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003--05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


-- 


सं . 6 ] दिल्ली , फरवरी 8 - फरवरी 14 , 2013 , बृहस्पतिवार / माघ 19 - माघ 25 , 1934 
No. 61 DELHL, FEBRUARY 8 - FEBRUARY 14 , 2013 , THURSDAY / 

MAGHA 19 – MAGHA 25 , 1934 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 266 , 268 

| N.CO.D. No. 266 , 268 


भाग-IV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments ofthe Governmentof the National Capital Territory ofDelhiother than 

Notifications included in Part- 1 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


सहकारिता विभाग 
कार्यालय , पंजीयक सहकारी समितियाँ 

अधिसूचना 
दिल्ली , 11 फरवरी , 2013 
सं. फा . 46 / 1936 / पश्चिम / गृह आवास / 150-154.. 
दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 की धारा 127 ( दिल्ली 
अधिनियम 3, 2004 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , हिन्दुस्तान सहकारी 
गृह आवास समिति (1936/ स.आ. ) धारा 37 ( 1 ) ( ख ) दिल्ली 
सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 ( दिल्ली अधिनियम 3 , 2004 ) 
के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं , तथा उक्त समिति की अतिक्रमण 
की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31-03-2013 
अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने , जो भी पहले हो , 
बढ़ाई जाती है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

बिपिन कुमार , उप पंजीयक ( सहकारिता ) 


COOPERATIVE DEPARTMENT 
OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

SOCIETIES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th February, 2013 
No. F 46/ 1936 /HB/West/ 150-154.-- In exercise of 
powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative 
Societies Act , 2003 (DelhiAct 3 of 2004), the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi ,hereby 
exempts the Hindustan Cooperative House Building 
Society Ltd. (Regn . No. 1936 ) from the provisions of 
section 37 ( 1 ) (b ) and accordingly extend the period of 
supersession of the Managing Committee of Hindustan 
Cooperative House Building Society Ltd , and term of 
Shri P. L. Hira, Retd . Income Tax Officer as Administrator 
of the society upto 31-03-2013 or till the democratic set up 
in Society whichever is earlier. 

By Order and in the Name of 
the Lieutenant Governor of the 

National Capital, Territory of Delhi 
BIPIN KUMAR , Dy. Registrar (Coop .) 


तक 


583 DG/ 2013 


( 23 ) 


man 


[ PART IV 


24 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : FEBRUARY 14 , 2013/ MAGHA 25 , 1934 


कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण 

आदेश 
दिल्ली , 11 फरवरी , 2013 
सं . फा . 10 ( 4474 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु./ 1107. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.आ. 148 ( अ ) 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री समृद्धि ऑटोमेशन्स प्रा. लि ., ई-5/7, 
मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 द्वारा जारी किए जाने वाले 
रु. 60,00,000/ - मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
4,00,001 से 5,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 6000 
( रुपये छः हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान 
उक्त कम्पनी करेगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से . 
निला मोहनन , विशेष महानिरीक्षक ( पंजीकरण -1 ) 


OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING 
REVENUE AUTHORITY 

ORDER 
Delhi, the 11th February, 2013 
E.No. 10 ( 4474 / COS( HQ )/ Cons. Duty/ 1107 . In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No.2 of 1899 ) read with the Government of India , Ministry 
of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 
24th January , 2008 , the Chief Controlling Revenue 
Authority, Delhi hereby directs M / s. Samriddhi 
Automations Pvt. Ltd., E- 5/ 7, Malviya Nagar, New Delhi 
110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6000/ 
(Rupees six thousand ) only on the aggregate value of 
shares of ₹ 60,00,000/ - for equity share certificates with 
distinctive Nos. 400001 to 500000 to be issued by the said 
company. 

By Order, 
of Chief Controlling Revenue Authority 
Government of National Capital Territory of Delhi, 
NILA MOHANAN , Spl. Inspector General 

( Registration- I) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


